रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3747 ] 
No. 3747 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 23082022-238294 


5631 GI / 2022 


CG - DL - E - 23082022-238294 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 22 , 2022 / श्रावण 31 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , AUGUST 22 , 2022 / SHRAVANA 31 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 अगस्त , 2022 

का . आ . 3921 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3004 ( अ ) दिनांक 01.07.2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
119 के कि.मी. 11.8 से कि.मी. 48.275 ( मेरठ . नजीबाबाद खण्ड ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार 
लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 13.07.2022 " 
को " अमर उजाला " और " हिंदुस्तान टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


2 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के कि.मी. 11.8 से कि.मी. 48.275 ( मेरठ - नजीबाबाद खण्ड ) के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 


राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 


1 


2 


3 


1 


1 


720 


तालुक का नाम : मवाना 

गांव का नाम : बना 


507 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


गांव का नाम : भैंसा 


400 


जिले का नाम : मेरठ 

भूमि का प्रकार 
भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
( हेक्टेयर में ) 


938 


निजी 


गांव का नाम : झुनझुनी 


निजी 


तालुक का नाम : मेरठ 

गांव का नाम : इंचौली 


निजी 


निजी 


3 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


4 


0.008 


5 


0.0538 


0.219 


0.0089 


6 


मौहम्मद हसन / श्री राशिद 
( 720 ) 


ओमबीरसिह / जिलेसिह सत्यबीरसिह / 
जिलेसिह यशबीरसिह / जिलेसिह 
भोजबीरसिह / जिलेसिह सोमवीर सिंह / 
हरबीर सिंह तेजपालसिह / हरबीरसिह 
( 507 ) 


मंगते / तिमराज बालिस्टर / तिमराज 
श्रीमति कान्ती / स्व 0 तिमराज 
( 400 ) 


मौहम्मद यासीन / अब्दुल अजीज / 
पबला मुस्तकीम / अब्दुल अजीज / पबला 
तहसीन / अब्दुल अजीज / पबला 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


12 


3 


4 


LO 


| गांव का नाम : मसूरी 


190 


192 


197 


200 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.1314 


0.0348 


0.2014 


0.3167 


| सिराजुद्दीन / अब्दुल लतीफ / पबला 
रहीमुद्दीन / अब्दुल हमीद / पबला 
शब्बीर अहमद / अब्दुल हमीद / पबला 
हाजी रहीमउद्दीन / मकबूल अहमद / 
पबला रमजानी / अजीमुल्ला / पबला 
निजामुद्दीन / अजीमुल्ला / पबला अंसार 
अली / अजीमुल्ला / पबला अकबर अली / 
अजीमुल्ला / पबला सलीमउद्दीन / 
अजीमुल्ला / पबला नसीरउद्दीन / 
अजीमुल्ला / पबला हकीमउद्दीन / अब्दुल 
बशीर / रुस्तमपुर तह.सरधना 
इलाहीबक्श / दिलावर / जलालपुर 
विनीत कुमार / बालकिशन / इंचौली 
तरुण कुमार / बालकिशन / इंचौली शंकर 
मैमोरियल हायर / सैकेण्ड्री स्कूल ग्राम 
इंचौली / प्रबन्धक तरुण कुमार / 
बालकिशन / शाहीन परवीन पत्नी / 
मौहम्मद आरिफ / 185 शाहनत्थन मेरठ 

शहर 

( 938 ) 


3 


| विरेन्द्र सिह / जगवीर सिंह नरेन्द्र सिंह / 
जगवीर सिंह 

( 190 ) 


रामपाल सिंह / देशराज सिंह / मसूरी 
( 192 ) 


शौदान सिंह ( दत्तक ) / कबूल सिंह / 

| तेजवीर सिंह / मीर सिंह / शौपाल सिंह / 

रणवीर सिंह / यशपाल सिंह / रणवीर 

सिंह / श्रीमती बीरो पत्नी / स्व 0 रणवीर 

सिंह 

( 197 ) 


श्योपाल सिंह / रणवीर सिंह / मसूरी 

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी / विरेन्द्रपाल 
सिंह / एफ -88 शास्त्रीनगर मेरठ शहर 
( 200 ) 


4 


6 


7 


8 


9 


202 


204 


205 


26 


10 30 


11 32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.1205 


0.0353 


0.0202 


0.1566 


0.0164 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

सन्तोष कुमारी / शोदान सिंह / मसूरी 
( 202 ) 


0.1606 


रामपाल सिंह / तोता / मसूरी प्रकाश / 
दीपचन्द / मसूरी उधम / दीपचन्द / 
मसूरी नवीन कुमार / संजीव कुमार / कु ० 
अल्पा पुत्री / संजीव कुमार / अरुण 
चौधरी / ब्रजपाल सिह / 

( 204 ) 


शीतल / कालू / गुड्डु / कालू / रामपाल / 
तोता / शान्ति / दीपचन्द / रामपाल सिंह 
/ तोता / प्रकाश / दीपचन्द / उधम / 
दीपचन्द / नवीन कुमार / संजीव कुमार / 
कु ० अल्पा पुत्री / संजीव कुमार / अरुण 
चौधरी / ब्रजपाल सिह / 

( 205 ) 


मुकेश / अलबेल / सुरेश / अलबेल / 
कपिल शर्मा / राकेश / मोहित शर्मा / 
राकेश / कु ० मीनू पुत्री / राकेश / सुधा 
देवी पत्नी / स्व ० राकेश / 

( 26 ) 


भूप सिंह / बीरबल / खनौदा त.सरधना 
( 30 ) 


राजेराम / जोहरी / ऋषिपाल / दयाचन्द 
/ चतरपाल / दयाचन्द / राजकुमार ' 
दयाचन्द / मोनू / दयाचन्द / श्रीमती 
मीना पत्नी / स्व 0 दयाचन्द / राजेश 
कुमार मित्तल / स्व 0 श्यामलाल / 158/3 
थापर नगर मेरठ सत्यवीर सिंह / राम 
सिंह / लिसाडी रमनपाल / शेर सिंह / 
मनोज कुमार / शेर सिंह / अनुराग / शेर 
सिंह / जितेन्द्र उर्फ नीलू लापता / शेर 

सिंह / योगेशपाल / शेर सिंह / पार्वती 

| देवी पत्नी / स्व ० शेर सिंह / नि . ग्राम 
सोनू / दयाचन्द / 

| ( 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


12 42 


13 44 


14 45 


15 56 


16 65 


17 66 


18 92 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कुल 


0.3342 


0.013 


0.2112 


0.4179 


0.009 


0.1315 


0.0056 


5 


इन्द्रपाल / कदम सिह / राजपाल / कदम 
सिह / जितेन्द्र कुमार / राजबीर सिह 
( 42 ) 


सोहनपाल / रामकिशोर / संजय / 

रामकिशोर / बबलू / रामकिशोर / 

अशोक / रामकिशोर / मुनेश पत्नी / स्व ० 
रामकिशोर / 

( 44 ) 


बालकिशोर / सुक्खन / जयभगवान / 
सुक्खन / पप्पू / सुक्खन / सोहनपाल / 
रामकिशोर / संजय / रामकिशोर / बबलू 
/ रामकिशोर / अशोक / रामकिशोर / 
मुनेश पनि / स्व ० रामकिशोर / 
( 45 ) 


ओमवीरसिह / चुन्नी / सुरेशवीर सिंह / 

चुन्नी / 

( 56 ) 


राजसिंह / रूपराम / तेजवीर सिंह / 

रूपराम / 

( 65 ) 

बिरेन्द्र सिंह / मोती / सतेन्द्र सिंह / मोती 

/ 

( 66 ) 

वीरेन्द्र सिंह / रामचरण / रवेन्द्र सिंह / 

रामचरण / 

( 92 ) 


2.606 

[ फा . सं . NHAI / 66011 / LA / NOTIF / 2017 / PIU - Meerut / 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 22nd August , 2022 

S.O. 3921 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , Number S.O. 3004 ( E ) dated 01.07.2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 


6 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 

( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH - 119 on the stretch of land from Km 11.8 to Km 48.275 ( Meerut - Najibabad Section ) in the district of 
MEERUT in the state of UTTAR PRADESH ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Hindustan Times " and " Amar 
ujala ” both dated 13.07.2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : UTTAR PRADESH 

SI . 

No. 


1 


2 


3 


1 


1 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 11.800 to km . 48.275 of NH119 ( Meerut - Najibabad Section ) in the district of MEERUT 

in the state of UTTAR PRADESH . 


Survey 
Number 


720 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Taluk : Mawana 

Village : Bana 


2 


Village : Bhainsa 


507 


400 


Taluk : Meerut 

Village : Incholi 

938 


Type of Land 


Village : Jhunjhunee 


Private 


Private 


Private 


Private 


3 


District : MEERUT 

Nature of 
Land 


4 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Area in 
Hectare 


0.008 


0.0538 


0.219 


0.0089 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 
6 


Mohmmand Hasan / Shri Rashid 
720 


Ombir Singh / Jile Singh Satyabir 
singh / Jile Singh Yashbir Singh / Jile 
Singh Bojbir Singh / Jile Singh Somvir 
Singh / Harbir Singh Tejpal Singh / 
Harbir Singh 

507 


Mangte / Timraj Baalister / Timraj Smt . 
Kanti / Late Timraj 

400 


Muhammad Yasin / Abdul Aziz / Pabla 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


2 


3 


+ 


5 


6 


7 


9 


Village : Masoori 


190 


192 


197 


200 


202 


204 


205 


26 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 0.2014 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


0.1314 


Agriculture 


0.0348 


0.3167 


0.1205 


0.0353 


0.0202 


0.1566 


Mustakim / Abdul Aziz / Pabla Tahsin / 
Abdul Aziz / Pabla Sirajuddin / Abdul 
Latif / Pabla Rahimuddin / Abdul 
Hameed / Pabla Shabbir Ahmed / Abdul 
Hameed / Pabla Haji Rahimuddin / 
Maqbool Ahmed / Pabla 
Ramjani / Ajimulla / Pable 
Nizamuddin / Ajimulla / Pabla Ansar Ali 
/ Ajimulla / Pabla Akbar Ali / Azimullah 
/ Pabla Salimuddin / Azimullah / Pabla 
Nasiruddin / Azimullah / Pabla 
Hakimuddin / Abdul Bashir / Rustampur 
Teh . Sardhana Ilahibaksh / Dilawar / 
Jalalpur Vineet Kumar / 
Balkishan / Inchouli Tarun Kumar / 
Balkishan / Inchouli Shankar Memorial 
Higher // Secondary School Village 
Inchauli / Manager Tarun Kumar / 
Balkishan Shaheen Parveen Wife / 
Mohammad Arif / 185 Shahnath Na 
Meerut City 

938 


7 


Virendra Singh / Jagvir SinghNarendra 
Singh / Jagvir Singh 

190 

Rampal Singh / Deshraj Singh / Masoori 
192 


Shoudan Singh ( Adopted ) / Kabul 
Singh / Tejveer Singh / Mir Singh / 
Shoupal Singh / Ranveer Singh / 
Yashpal Singh / Ranveer Singh / Smt .. 
Biro Wife / Late Ranveer Singh / 
197 


Shyopal Singh / Ranvir Singh / Masoori 
Smt . Pushpa Devi w / o / Virendrapal 
Singh / F - 88 Shastrinagar Meerut City 
200 


Santosh Kumari / Shodaan Singh / 
Masoori 

202 


Rampal Singh / Tota / Masoori Prakash 
/ Deepchand / Masoori / udham / 
Deepchand / Masoori Nveen Kumar / 
Sanjeev Kumar / Ku . Alpa daughter / 
Sanjeev Kumar / Arun Choudhary / 
Brajpal Singh / 

204 


Sheetal / Kalu / Guddu / Kalu / 
Rampal / Tota / Shanti / Deepchand / 
Rampal Singh / Tota / Prakash / 
Deepchand / Udham / Deepchand 
Naveen Kumar / Sanjeev Kumar / Kr . 
Alpa d / o / Sanjeev Kumar / Arun 
Choudhary / Brajpal Singh / 
205 

Mukesh / Albel / Suresh / Albel / Kapil 


8 


10 30 


11 32 


12 42 


13 44 


14 


15 


16 


17 


18 


45 


56 


65 


66 


92 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


TOTAL 


0.0164 


0.1606 


0.3342 


0.013 


0.2112 


0.4179 


0.009 


0.1315 


0.0056 


Sharma / Rakesh / Mohit Sharma / 
Rakesh / Kr . Meenu daughter / Rakesh 
| / Sudha Devi wife / late Rakesh / 

26 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Bhoop Singh / Birbal / Khanoda teh . 
Sardhana 

30 


Rajeram / Johri / Rishipal / Dayachand 
/ Chatarpal / Dayachand / Rajkumar / 
Dayachand / Monu / Dayachand / Mrs. 
Meena Wife / Late Dayachand / Rajesh 
Kumar Mittal / Late Shyamlal / 158 / 3 
Thapar Nagar Meerut Satyaveer 
Singh / Ram Singh / Lisadi 
Ramanpal / Sher Singh / Manoj 
Kumar / Sher Singh / Anurag / Sher 
Singh / Jitendrar urf Neelu missing / Sher 
Singh / Yogeshpal / Sher Singh / Parvati 
Devi w / o / Late Sher Singh / N. Gram 
Sonu / Dayachand / 

32 


Inderpal / Kadam Singh / Rajpal / 
Kadam Singh / Jitendra Kumar / Rajbir 
Singh 

42 


Sohanpal / Ramkishore / Sanjay / 
Ramkishore / Bablu / Ramkishore / 
Ashok / Ramkishore / Munesh w / o 


/Late.Ramkishore / 


44 


Balkishore / Sukkhan / Jaybhagwan / 
Sukh Na / Pappu / Sukkhanan / 
Sohanpal / Ramkishore / Sanjay 
/ Ramkishore / Bablu / Ramkishore / 
Ashok / Ramkishore / Munesh Wife 
/ late Ramkishore / 

45 


Omvir singh / chunni / Sureshvir 
Singh / chunni / 


56 

Raj Singh / Roopram / Tejvir Singh / 
Roopram / 

65 


Birendra Singh / moti / Satendra Singh / 
moti / 

66 


Virendra Singh / Ramcharan / Ravedra 
Singh / Ramcharan / 


92 


2.606 

[ F. No. NHAI / 66011 / LA / NOTIF / 2017 / PIU - Meerut / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2022.08.23 16:01:45 + 05'30 ' 


